SHANT 


CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 वैशाख , 1940 ( श०) 
23 अप्रैल, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 442 


राँची, सोमवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 

- - - - - - - - - - - - - 

आदेश 
13 अप्रैल , 2018 ई० 


संख्या- 13 / एल.-110/ 2017- 2170- सी.,-- श्री मनोज कुमार सिंह, भा .पु.से., पुलिस अधीक्षक , 
भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, झारखण्ड, राँची को दिनांक 14 फरवरी , 2018 से 29 अप्रैल, 2018 तक कुल 
75 दिनां के उपर्जित अवकाश विभागीय आदेश सं०-1269, दिनांक 5 मार्च, 2018 द्वारा की गई थी । 
उक्त आदेश को रद्द करने हेतु श्री सिंह से प्राप्त पत्र के आलोक में विभागीय आदेश सं०-1269 , 
दिनांक 5 मार्च, 2018 को सम्यक विचारोपरान्त निरस्त किया जाता है | 


ह०/ 


राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 442 -- 50 


